रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


myma 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I – खण्ड 1 
PART I — Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 28 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जनवरी 30 , 2015 / माघ 10 , 1936 
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2015/MAGHA 10 , 1936 


No. 28 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 


( वाणिज्य विभाग ) 


सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली , 30 जनवरी , 2015 
सं . 83 / ( आर ई - 2013 ) / 2009 - 2014 


विषयः - आनलाइन आईईसी आवेदन : दिनांक 27 - 11 - 2014 की सार्वजनिक सूचना सं. 76 का कार्यान्वयन । 


फा . सं . 01 / 93 / 180 / 20 / एएम 13 / पीसी - 2 ( बी ). दिनांक 01 - 01 - 2015 से आईईसी के लिए आनलाइन आवेदनों 
की अनिवार्य प्रतिक्रा के कार्यान्वयन को 27 - 11 - 2014 की सार्वजनिक सूचना सं. 76 के द्वारा अधिसूचित किया गया था । तथापि, इसे 
दिनांक 6 - 1 - 2015 की सार्वजनिक सूचना सं. 80 के द्वारा प्रास्थगित किया गया था । 

2. अब, विदेश व्यापार नीति (2009- 14 ) के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश 
व्यापार एतद्द्वारा दिनांक 01 - 02 - 2015 से आनलाइन आईईसी के लिए आवेदन की नई प्रणाली के कार्यान्वयन को अधिसूचित करते 
है । निम्नलिखित दस अधिसूचित बैंकों नामतः ( i) एचडीएफसी बैंक; ( ii ) आईसीआईसीआई बैंक; ( iii) बैंक ऑफ इंडिया ; 
( iv ) भारतीय स्टेट बैंक ; ( v ) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ; ( vi ) पंजाब नेशनल बैंक ; ( vii ) आईडीबीआई; ( viii) एक्सिस बैंक ; 
(ix) यूनियन बैंक आफ इंडिया ; ( x ) ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स के साथ नेट - बैंकिंग की सुविधा वाले आवेदक दिनांक 31 -12 - 2014 
की सार्वजनिक सूचना सं. 9 में निर्धारित विस्तृत दिशा -निर्देश के अनुसार दिनांक 27 -11 - 2014 की सार्वजनिक सूचना सं. 76 ( आर 
ई - 2013 ) के द्वारा अधिसूचित प्रपत्र में आनलाइन आवेदन का सकते हैं । 


3. आवेदक जिनके पास उपरोक्त बैंको के माध्यम से नेट बैंकिंग की सुविधा नहीं है , उसमें यथा निर्धारित दस्तावेजों के साथ 
मौजूदा प्रपत्र ( एएनएफ - 2क ) और प्रक्रिया में वास्तविक रूप में पहले से ( 01 - 02 - 2015 से पहले ) आईईसी के लिए मैनुअल आवेदन 
अगले आदेशों तक प्रस्तुत कर सकते हैं । 


4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः सार्वजनिक सूचना सं. 76 ( आरई - 2013 )/2009 - 2014 दिनांक 27 नवम्बर, 2014 के 


554 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 — 1] 


अनुसार आईईसी के लिए आनलाइन आवेदन की नई प्रणाली 01 - 02 - 2015 से कार्य करना शुरु करेगी । तथापि , आवेदन - पत्र को 
मैनुअल तरीके से सौपने की सुविधा , उन आवेदकों के लिए जारी रहेगी जिनके पास उपरोक्त पैरा 2 में यथा सूचीबद्ध दस बैंको के साथ नेट 
बैंकिंग की सुविधा तक पहुंच नही है । आईईसी के लिए मैनुअल तरीके से आवेदन करने वाले आवेदक क्षेत्रीय प्राधिकरणों के पास प्रपत्र और 
प्रक्रिया में यथा निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवदेन - पत्रों को सौंपने के लिए मौजूदा प्रपत्र ( एएनएफ -2क , 01 - 02 - 2015 से पहले यथा मौजूद ) 
और प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं । 


प्रवीर कुमार , महानिदेशक , विदेश व्यापार 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(Department of Commerce) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 30th January, 2015 

No. 83/(RE -2013 )/2009 -2014 
Subject : - Online IEe applications : Operationalisation of the Public Notice No. 76 dated 

27 / 11/ 2014 . 


F . No. 01/93/180 / 20 / AM - 13 /PC - 2 ( B ). — The operationalisation of the mandatory system of online 
applications for IEC with effect from 01-01 - 12015 was notified vide Public Notice 76 dated 27 - 11 - 2014 . This was , however, 
kept in abeyance vide Public Notice No. 80 dated 6 .1. 2015 . 


2. Now , in exercise of powers conferred under paragraph 2 .4 of the Foreign Trade Policy ( 2009 - 2014 ), the 
Director General of Foreign Trade hereby notifies operationalisation of the new system of applications for online IEC with 
effect from 01/02/ 2015 . Applicants having access to net-banking facility with the following ten notified banks, namely, 
i) HDFC Bank ; ii ) ICICI Bank ; iii) Bank of India ; iv ) State Bank of India ; v ) Central Bank of India; vi) Punjab National 
Bank ; vii) IDBI; viii ) Axis Bank ; ix ) Union Bank of India ; x ) Oriental Bank of Commerce , can apply online in the format 
notified vide Public Notice No. 76 (RE - 2013 ), dated 27 - 11 - 2014 as per detailed guidelines laid down in Public Notice 
No.79 dated 31- 12 - 2014 . 


3 . Applicants who do nothave access to net banking through the above banks can submit manual applications for 
IEC as before (existing prior to 01/02 /2015 ),in physical form in the existing format (ANF-2A ) and procedure with documents 
as prescribed therein , until further notice . 


4 . Effect of this Public Notice : The new system of online applications for IEC as per the Public Notice No. 76 
(RE - 2013 )/ 2009- 2014 dated the 27th November, 2014 will be operationalized with effect from 01/ 02/ 2015 . The facility of 
submission of application in manualmode will , however, continue for those applicants who do not have access to net 
banking facility with the ten notified banks , as listed in Para 2 above. Applicants , applying for IEC in manual mode, may 
utilise the existing format (ANF 2A , as existing prior to 01 - 02 - 2015 ) and procedure to submit application to RA s office with 
documents as prescribed therein . 


PRAVIR KUMAR , Director General of Foreign Trade 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


